पंजी . क्रमांक भोपाल डिवीजन 
म. प्र. - 108 - भोपाल - 09 - 11. 


मुख्य पोस्ट मास्टर . जनरल डाक 
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/ 153 , 
दिनांक 10 - 1 -06 द्वारा पूर्व भुगतान 
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी 
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत . 


सत्यमेव 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 108 ] 


भोपाल , गुरुवार , दिनांक 28 जनवरी 2010 - माघ 8, शक 1931 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 

“निर्वाचन भवन " 
58, अरेरा हिल्स , भोपाल , मध्यप्रदेश 

___ अधिसूचना 


भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2010 
क्र . एफ . 65 - 08 - 09 - तीन - 771. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 45 के उपबंध 
के अनुसरण में , एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य के अन्तर्गत नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, माह जनवरी , 
2010 में अध्यक्ष / पार्षदों के रूप में निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं : 


निर्वाचित व्यक्ति का नाम 


पद अर्थात् 
अध्यक्ष/ पार्षद 


वार्ड क्रमांक केवल पार्षद 
अंकों में शब्दों में 


(3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


अध्यक्ष 


कुम्हार सरमन लाल 


क्र . नगरपालिका परिषद् / नगर 

पंचायत का नाम , जिले 

के नाम सहित 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 नगर पंचायत, सटई , 

जिला-- छतरपुर. 
2 नगरपालिका परिषद्, शिवपुरी , 

जिला -शिवपुरी . 
नगर पंचायत , सिरमौर, 
जिला- रीवा. 
नगर पंचायत , सोहागपुर, 
जिला - होशंगाबाद. 


पार्षद 


4 


श्री संजय गुप्ता पप्पू 


चार 
सात 


पार्षद 


लालमणि प्रजापति 


प्रजापात . 


पार्षद 


पन्द्रह 


श्रीमती गायत्री प्रहलाद साहू 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार , 

हस्ता./ 
( अनुपम राजन ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . 


215 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2010. 


